. 


.. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. 


UN 

. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित 

15 माघ 1935 ( श० ) 
संख्या 29 राँची, मंगलवार 

4 फरवरी, 2014 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


31 जनवरी, 2014 
संख्या-2(3)/ पद .-2(ग)-01/2013 का . 1014--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री गन्दुर उरांव , 
झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 370 / 03, गृह जिला - राँची ) को अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, पाकुड़ के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-2(3)/ पद.-2( ग)- 01 / 2013 का . 1015 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री कुमार मिथिलेश 
प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 476/03 , गृह जिला- गया ) को अगले आदेश तक उप सचिव , 
स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 4 फरवरी 2014 


संख्या -2(3)/ पद.-2( ग)- 01 / 2013 का . 1016 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत डा0 लाल मोहन महतो , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 679/ 03 , गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक उप सचिव , योजना एवं 
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -2(3)/ पद.-2( ग)- 01 / 2013 का . 1017-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री राजेश कुमार वर्मा, 
झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 525 /03 , गृह जिला - भोजपुर ) को अगले आदेश तक उप सचिव, पंचायती 
राज विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -2(3)/ पद .-2( ग)-01 / 2013 का . 1018 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री शिशिर कुमार 
सिन्हा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 533/03 , गृह जिला- भागलपुर ) को अगले आदेश तक उप निदेशक , 
खाद्य, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -2(3)/ पद.-2( ग)- 01 / 2013 का . 1019-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अशोक कुमार सिंह, 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 521 / 03 , गृह जिला- मुंगेर ) को अगले आदेश तक उप सचिव , परिवहन 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-2(3)/ पद.-2( ग )- 01 / 2013 का . 1020 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री मनोज कुमार झा , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 437 / 03 , गृह जिला- सहरसा) को अगले आदेश तक उप सचिव, निबंधन 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -2(3)/ पद.-2( ग)- 01 / 2013 का .- 1021--परिवहन आयुक्त, के सचिव, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री अभय कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 681 /03 , गृह जिला- भागलपुर ) 
को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति उपरांत स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
उप सचिव , स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-2(3)/ पद.-2(ग)- 01 / 2013 का .- 1022--उप निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री शेखर जमुआर , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 682/ 03, गृह जिला- पटना ) 
को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति उपरांत स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
उप सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 4 फरवरी 2014 


संख्या -2(3)/ पद.-2( ग)- 01 / 2013 का .- 1023-- अनुमण्डल पदाधिकारी, चास ( बोकारो ) के पद पर 
पदस्थापित डा0 संजय सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 683 /03, गृह जिला- रोहतास) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति उपरांत स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
समाहर्ता, विधि व्यवस्था , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-2( 3)/ पद.-2( ग)- 01 / 2013 का .- 1024 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका ( गढ़वा ) के पद पर 
पदस्थापित श्री संजय कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 685 / 03 , गृह जिला- पूर्वी चम्पारण ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति उपरांत स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , 
राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-2(3)/ पद .-2(ग)- 01 /2013 का .- 1025--अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआडांड़ ( लातेहार ) के 
पद पर पदस्थापित श्री राजू रंजन राय, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 688 / 03 , गृह जिला- पटना) को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति उपरांत स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या-2(3)/ पद.-2(ग)- 01 /2013 का .- 1026--निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री पवन कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 
690 / 03 , गृह जिला- नवादा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप निदेशक (पंचायत 
निर्वाचन ) पंचायती राज निदेशालय ( मु0), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या-2(3)/पद.-2( ग)- 01 / 2013 का . 1027 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री कमलाकांत गुप्ता, 
झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 854 / 03 , गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक महाप्रबंधक (वित्त ) 
झारखण्ड राज्य विवरेजेज कारपोरेशन लि0, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -2(3)/ पद.-2( ग)- 01 / 2013 का . 1028 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री हैदर अली, 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 715 / 03 , गृह जिला- गया) को उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर 
पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी 
जाती है । 


संख्या -2(3)/ पद.-2( ग)- 01 / 2013 का . 1029 -- अधिसूचित अवर सचिव, आवास विभाग, झारखण्ड, 
राँची श्री विपिन उरांव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 803 /03 , गृह जिला- राँची) को उप निर्वाचन 
पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 4 फरवरी 2014 


संख्या -2(3)/ पद.-2( ग)- 01 / 2013 का .- 1030 --कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री जयप्रकाश झा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 580 /03, गृह जिला- मधेपुरा ) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति उपरांत स्थानांतरित करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता 
के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , 
राँची को सौंपी जाती है । 


___ संख्या - 2(3)/ पद.- 2( ग)-01/ 2013 का .- 1031 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी , कोडरमा के पद पर 
पदस्थापित श्री भोगेन्द्र ठाकुर , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 614 /03, गृह जिला- समस्तीपुर) को 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति उपरांत स्थानांतरित करते हुए जिला भू- अर्जन 
पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -2(3)/ पद .-2( ग)-01 / 2013 का .- 1032-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री जगबन्धु महथा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 635/ 03 , गृह जिला- धनबाद) को 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति उपरांत स्थानांतरित करते हुए जिला भू- अर्जन 
पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-2(3)/ पद .-2(ग)- 01 / 2013 का .- 1033--कार्यपालक दण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम , 
चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री सुधीर कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 714/ 03, गृह जिला 
पटना) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति उपरांत स्थानांतरित करते हुए 
जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक पंचायती 
राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -2(3)/पद.-2( ग)- 01 / 2013 का .- 1034 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के पद पर 
पदस्थापित श्री अल्बर्ट बिलूंग , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 783 / 03, गृह जिला- गुमला) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति उपरांत स्थानांतरित करते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी के 
पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची 
को सौंपी जाती है । 


संख्या-2(3)/ पद.- 2( ग )- 01 / 2013 का .- 1035 --जिला आपूर्ति पदाधिकारी , साहेबगंज के पद पर 
पदस्थापित श्री मनौवर आलम , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 794/03 ) की सेवा खाद्य, सार्वजनिक 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 4 फरवरी 2014 


वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से लेते हुए अगले आदेश तक सचिव , राज्य 
अल्पसंख्यक आयोग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-2(3)/ पद.-2( ग)-01/ 2013 का . 1036-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री रविन्द्र कुमार , 
झा0प्र0से0 ( मूल कोटि, तृतीय बैच , गृह जिला - गिरिडीह) को समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु इनकी 
सेवा अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -2(3)/ पद.-2( ग )-01 / 2013 का . 1037--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री भोलानाथ लागुरी , 
झा0प्र0से0 ( मूल कोटि , तृतीय बैच, गृह जिला- पश्चिमी सिंहभूम) को अवर निर्वाचन पदाधिकारी के 
पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची 
को सौंपी जाती है । 


संख्या -2( 3)/ पद.-2( ग )- 01 / 2013 का . 1038-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अनन्त कुमार , 
झा0प्र0से0 ( मूल कोटि , तृतीय बैच , गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम ) को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -2(3)/ पद .-2( ग)- 01 / 2013 का . 1039--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अरूण कुमार 
खलको, झा0प्र0से0 ( मूल कोटि, कोटि क्रमांक - 865, गृह जिला- गुमला) को अवर निर्वाचन पदाधिकारी 
के पद पर पदस्थापन हेत् इनकी सेवा अगले आदेश तक मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड , 
राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 29 _ 50 | 


